रजिस्ट्री सं . डी.एल. - 33004 / 99 


REGD.No. D. L. - 33004 / 99 


भारत को राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी. - डी.एल. - अ . - 10052021-226935 

CG - DIL - E - 10052021-226935 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II- खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1686 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , मई 10 , 2021 / वैशाख 20 , 1943 
NEW DELHI , MONDAY , MAY 10 , 2021 / VAISAKHA 20 , 1943 


No. 1686 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 10 मई , 2021 


का.आ. 1813 ( अ ) .– केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2157 दिनांक 30.06.2020 , जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 
संख्या 965G के कि.मी. 0 से कि.मी. 41.4 ( सब - डिविशनल अफसर , बारामती , ताल .: बारामती , डिस्ट . :) राजमार्ग के 4 
लेन विन्यास में पुनरुद्धार और उन्नयन हेतु लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना के उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि 
का अर्जन करने का अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख " 25.08.2020 " 
को " लोकमत " और " इंडियन एक्सप्रेस " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर 
दिया है 


, 


2563GI / 2021 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को 
अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है 
कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक 
रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 


महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में NH965G के कि.मी. 0 से कि.मी .41.4 ( सुब - डिविशनल अफसर , बारामती , ताल .: 
बारामती , डिस्ट . :) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


राज्य का नाम : महाराष्ट्र 

जिले का नाम : पुणे 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या || भूमि का प्रकार | भूमि की प्रकृति 
| संख्या 


भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


भूमि का 
क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


तालुक का नाम : बारामती 


गांव का नाम : सवाल 


त्र्यंबक ज्ञानदेव आवळे , नवनाथ ज्ञानदेव 
आवळे , बाळू ज्ञानदेव आवळे , सत्यवान 
किसन गोफणे , रतनबाई साहेबराव 
गोफणे , शांतीलाल विठोबा पवार , 
हनुमंत रामभाऊ सरदे , शंकर दत्तात्रय 
भंडाळकर , रणजित रघुनाथ गायकवाड , 
विजय रामनाथ आरोटे , 


1 


223 


निजी ( प्राइवेट ) || एग्रीकल्चर 


0.75 


( २२३ ) 


2 


225 


निजी ( प्राइवेट ) || एग्रीकल्चर 


0.73 


दत्तु नाथाप्पा पागळे , बबन गणपत 
पागळे , रधुनाथ गणपत पागळे , रतन 
नाथाप्पा पागळे , नर्मदाबाई पंढरीनाथ 
पिसाळ , बबई भाऊसो जामदार , रंगुबाई 
रामचंद्र खराडे , अलका रामचंद्र सातव , 
मालन विठ्ठल डेरे , सुनंदा पंढरीनाथ 
पिसाळ , सकुबाई गणपत पागळे , सुगंधा 
तात्याबा ढेरे , संताबाई आनंदराव 
वालगुडे , प्रताप गुलाबराव पागळे , रविंद्र 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


उत्तम पागळे , संतोष उत्तम पागळे , 
विनायक नारायण पागळे , मुकेश 
नारायण पागळे , ब्रह्मदेव गुलाबराव 
पागळे , अंकुश गुलाबराव पागळे , प्रकाश 
गुलाबराव पागळे , प्रताप गुलाबराव 
पागळे , महादेव तुकाराम थोरात , उत्तम 
गुलाबराव जरांडे , मुकींदा नारायण 
पागळे , बबन साहेबराव पागळे , पांडुरंग 
साहेबराव पागळे , मालन ज्ञानदेव 
गोलांडे , शालन गेनबा वालगुडे , छाया 
नारायण गोलांडे , शारदा महादेव पागळे , 
संतोष महादेव पागळे , संदीप महादेव 
पागळे , तुळशीराम छोटेलाल यादव , 
मनोहर बाबुराव भगत , 

संभाजी 

बाबुराव 
पागळे , शिवाजी बाबुराव पागळे , विजय 
एकनाथ इनामके , यादव गबाजी देवकाते , 
लहु आबाजी चोधरी , उत्तम धारुराव 
निंबाळकर , 
( २२५ ) 


कुल 


1.48 


[ . . NHAI / PIUPUNE / Baramati - Phaltan04697 / 3D2 ] 

राजेश गुप्ता , निदेशक 


, 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 10th May , 2021 
S.O. 1813 ( E ) .— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways , S.O 2157 ( E ) , dated 30.06.2020 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , 
Sub - section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government declared its intension to acquire the land specified 
in the Schedule annexed to the said notification for building ( widening / four - laning , etc. ) , maintenance , management 

/ - , ) , 
and operation of NH965G on the stretch of land from Km 0 to Km 41.4 ( Sub - Divisional Officer , Baramati , Tal .: 
Baramati , Dist .: Pune ) in the district of PUNE in the state of MAHARASHTRA ; 

And whereas the substance of the said notification has been published in “ Lokmat ” ( Marathi ) and “ Indian 
Express ” ( English ) both dated 25.08.2020 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
Competent Authority ; 

And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the competent authority has 
submitted its report to the Central Government ; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 


declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the NH965G in the stretch of 
land from Km . O to Km . 41.4 ( Sub - Divisional Officer , Baramati , Tal .: Baramati , Dist .: Pune ) in the district of PUNE 


in the state of MAHARASHTRA 


State ; MAHARASHTRA 


District : PUNE 


SI . 


Survey 


Type of Land 


Nature of 


Area in 


Name of the Land Owner / Interested 


No. 


Number 


Land 


Hectare 


Person 


Part Survey No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Taluk : Baramati 


Village : Sawal 


Trimbak Dnyandev Awale Navnath 
Dnyandev Awale Balu Dnyandev 
Awale Satyawan Kisan Gofne Ratanbai 
Sahebrao Gofne Shantilal Vithoba 
Pawar Hanumantha Ramabhau Sarde 
Shankar Dattatraya Bhandalkar Ranjit 
Raghunath Gaikwad Vijay Ramnath 
Arote 


1 


223 


Private 


Agriculture 


0.75 


223 


2 


225 


Private 


Agriculture 


0.73 


Dattu Nathappa pagale , Baban Ganpat 
pagale , Radhunath Ganpat pagale , 
Ratan Nathappa pagale , Narmadabai 
Pandharinath Pisal , Babai Bhauso 
Jamdar Rangubai Ramchandra Kharade 
Alka Ramchandra satay Malan Vitthal 
Dere Sunanda Pandharinath Pisal 
Sakubai Ganapat pagale Sugandha 
Tatyaba Dhere Santabai Anandrao 
Valgude Pratap Gulabrao pagale 
Ravindra Uttam pagale Santosh Uttam 
pagale Vinayak Narayan Pagle Mukesh 
Narayan pagale Brahmadeva Gulabrao 
pagale Ankush Gulabrao pagale 
Prakash Gulabrao pagale Pratap 
Gulabrao pagale Mahadev Tukaram 
Thorat Uttam Gulabrao Jarande 
Mukinda Narayan Pagle Baban 
Sahebrao pagale Pandurang Sahebrao 
Pagle Malan Dnyandev Golande 
Shalan Genba Valgude Chhaya 
Narayan Golande Sharda Mahadev 
pagale Santosh Mahadev pagale 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 

: 


5 


Sandeep Mahadev pagale Tulshiram 
Chhotelal Yadav Manohar Baburao 
Bhagat Sambhaji Baburao pagale 
Shivaji Baburao pagale Vijay Eknath 
Inamke Yadav Gabaji Devkate Lahu 
Abaji Chodhari Uttam Dharurao 
Nimbalkar 


225 


TOTAL 


1.48 


[ F. No. NHAI / PIU / PUNE / Baramati - Phaltan / 04697 / 3D2 ] 


RAJESH GUPTA , Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . ALOK KUMAR Digitally signed by ALCOK KUMAR 


